रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 716 ] 
No. 716 ] 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


1049 GI / 2023 


सी . जी . डी . एल . अ . - 18022023-243743 


CG - DL - E - 18022023-243743 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 17 , 2023 / माघ 28 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , FEBRUARY 17 , 2023 / MAGHA 28 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली 17 फरवरी , 2023 

का.आ. 746 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ .4772 ( अ ) तारीख 7 अक्तूबर 2022 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा बिहार राज्य के सहरसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 
संख्या 107 के 30.150 कि.मी. से 83.750 कि . मी . ( महेशखूँट- सोनवर्षा राज - सहरसा - मधेपुरा - पूर्णियाँ खण्ड ) तक के भू 
खण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 18 अक्तूबर , 
2022 को " दैनिक भास्कर " और " हिंदुस्तान टाईम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

बिहार राज्य के सहरसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 के 30.150 कि.मी. से 83.750 कि.मी तक ( महेशखूँट 
सोनवर्षा राज - सहरसा - मधेपुरा - पूर्णियाँ खण्ड ) के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का 

विवरण । 


राज्य का नाम : बिहार 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 

संख्या 


1 


2 


3 


1 


3309 


तालुक का नाम : कहरा 

गांव का नाम : बनगांव 


3310 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 


3324 


जिले का नाम : सहरसा 

भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 


निजी 


| निजी 


निजी 


3 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


4 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


5 


0.005041 


0.0243302 


0.0061984 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


| मोसमात प्रेमलता खां पति - स्व 0 बच्चकान्त 
खां पिता - स्व 0 कंटिर खां वो तारानन्द खां 
| पिता - स्व 0 कंटिर खां वो गौतम कुमार खां 
| पिता - स्व 0 रंजन कुमार खां वो निरंजन 
कुमार , अरूण कुमार पिता - स्व 0 बैद्यनाथ 
खाँ वो नागेश्वर खां , कामेश्वर प्रसाद , 
रामेश्वर खां पिता - स्व 0 गुणी खां वो 
सुबोध कुमार , अबोध कुमार पिता - स्व 0 
जटाशंकर 

( 3309 ) 


वाजमैन देवी पति - रामेश्वर साह 

( 3310 ) 


अमरेन्द्र राय , जितेन्द्र राय , महेन्द्र राय 

, 

माता - स्व 0 हीरा देवी पति- दिनेश्वर राय 

| पिता - स्व ० जागेश्वर झा , साकिम बघवा 
वो शुशीला देवी पति - स्व 0 उमेश्वर झा 
( 3324 ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


4 


5 


LO 


6 


7 


8 


9 


11 


3350 


12 


3387 


3472 


3475 


3476 


10 3516 


3497 


3517 


3518 


13 3527 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


| निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.020259 


0.0151801 


0.0061174 


0.0068875 


0.0355682 


0.0101639 


0.0040941 


0.0024606 


0.000994 


0.012132 


जगदीश दास पिता- छूटु दास एवं अज्ञात 

( 3350 ) 


उपेन्द्र यादव , उमेश यादव पिता - स्व 0 
कालेश्वर यादव 

( 3387 ) 


रनमुखी देवी पति - महेश्वर झा 

( 3472 ) 


रघुनन्दन यादव पिता - स्व 0 मुंशी लाल 

यादव 

( 3475 ) 


राम विलाश गोस्वामी पिता - स्व 0 भगलु 

गोस्वामी 

( 3476 ) 


3 


अनिल यादव , अरूण यादव , अनंत यादव , 

अमरेन्द्र यादव पिता - स्व 0 अमर कुमार 
यादव उर्फ गौरेलाल यादव 

( 3497 ) 


ताराकान्त खाँ , कालीकान्त खाँ , श्याम 
खाँ , दुर्गाकान्त खाँ पिता - स्व 0 गणेश खाँ 
( 3516 ) 


अनिल कुमार खाँ , सलील कुमार खाँ 
माता - स्व 0 मालती देवी पति - स्व 0 
देवनारायण खाँ एवं जदुनन्दन दास पिता 
| स्व 0 सत्यनारायण दास , शांति देवी पति 
| सोमन दास 
( 3517 ) 


सीता देवी पति - स्व 0 अच्छेलाल यादव , 

| गजेन्द्र प्रसाद यादव पिता - स्व 0 लखन 

प्रसाद यादव , नीलम देवी पति - स्व 0 
रामेश्वर यादव , जयकृष्ण यादव , जगदेव 
यादव पिता - स्व 0 रोदी यादव 

( 3518 ) 

रीता देवी पति - स्व 0 कृष्णानन्द खाँ , 
प्रमोद खाँ , निरंजन खाँ , भगवान जी खाँ 

पिता - स्व 0 गंगाधर खाँ , संजीव कुमार खाँ , 


4 


14 


1 


3566 


5132 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


कृषि 


तालुक का नाम : सिमरी बख्तीआरपुर 

गांव का नाम : बख्तियारपुर 

निजी 


आवासीय 


कुल 


0.222622 


0.0242853 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

राजिव कुमार खाँ पिता - स्व 0 शंकर खाँ 
( 3527 ) 


0.3963337 


1. लक्ष्मन राय पिता - स्व ० सूर्यनारायण 
राय 2. रामविलाश गोस्वामी पिता - स्व 0 
भगलु गोस्वामी 3. श्रीमति विश्वकरमा 
देवी पति - श्री मदन दास 4. हेमलता राय 
पति - स्व 0 कुशेश्वर राय 

( 3566 ) 


अज्ञात 

( 5132 ) 


[ फा . सं . NHA1 / 12010 / 05 / BGS / 2010 / Tech / 2705 / 3D ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 17th February , 2023 

S.O.746 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , number S.O.No 4772 ( E ) dated 7th October , 2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of National Highway No. 107 on the stretch of land from Km . 30.150 to Km . 83.750 ( Mahesh Khunt 
Sonbarsa Raj - Saharsa -Madhepura- Purnea Section ) in the District of SAHARSA in the State of Bihar . 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Dainik Bhaskar " and " Hindustan 
Times ” both dated 18th October , 2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority . 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


State : BIHAR 

SI . 
No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km . 30.150 to Km . 83.750 ( Maheshkhunt- Sonbarsa Raj - Saharsa -Madhepura- Purnea Section ) of National 
Highway No 107 , in the District of SAHARSA in the State of Bihar . 


Survey 
Number 


Taluk : Kahara 

Village : Bangaon 


3309 


3310 


3324 


3350 


3387 


3472 


3475 


3476 


3497 


2 


10 3516 


District : SAHARSA 

Type of Land 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Private 


3 


SCHEDULE 


Nature of 
Land 


4 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Area in 
Hectare 


Agriculture 


5 


0.005041 


0.0243302 


0.0061984 


0.020259 


Agriculture 0.0068875 


0.0151801 


0.0061174 


0.0355682 


0.0101639 


0.0040941 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Mosmaat Premlata Khan W / o - Late 
Bachkant Khan S / o Late- Kantir Khan 
wo Taranand Khan , S / o - Late- Kantir 
Khan wo Gautam Kumar , S / o - late 
Ranjan Kumar Khan wo Niranjan 
Kumar , Arun Kumar S / o - late Baiydnath 
khan wo Nageshwar Khan , Kameshwar 
Prasad , Rameshwar Khan S / o- Late 
Guni Khan wo Subodh Kumar , Abodh 
Kumar S / o- Late Jatashankar 

3309 


Wajman Devi Husband - Rameshwar 
Sah 
3310 


5 


Amarendra Rai , Jitendra Rai , Mahendra 
Rai , Mother - Late Hira Devi Husband 
Dineshwar Rai Father - Late 
Jageshwar Jha , Sakim - Baghwa wo 
Shushila Devi Husband - Late 
Umeshwar Jha 

3324 


Jagdish Das Father- Chhatu Das and 
unknown 

3350 


Upendra Yadav , Umesh Yadav Father 
Late Kaleshwar Yadav 

3387 


Ranmukhi devi Husband- Maheshwar 
jha 
3472 


Radhunandan Yadav Father- Late 
Munshi Lal Yadav 

3475 


Ram Vilash Goswami Father - Late 
Bhaglu Goswami 

3476 


Anil Yadav , Arun Yadav , Anant Yadav , 
Amarendra Yadav , Father - Late Amar 
Kumar Yadav urf Gorelal Yadav 

3497 

Tarakant Khan , Kalikant Khan , Shyam 


6 


11 3517 


12 3518 


13 3527 


14 


1 


3566 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


5132 


Private 


Private 


Private 


Private 


Taluk : Simri Bakhtiarpur 

Village : Bakhtiarpur 


Private 


Agriculture 0.0024606 


Agriculture 


Agriculture 


Residential 


0.000994 


Agriculture 0.222622 


TOTAL 


0.012132 


0.0242853 


0.3963337 


Khan , Durgakant Khan Father - Late 
Ganesh Khan 

3516 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Anil Kumar Khan , Salil Kumar Khan 
Mother Late Malti Devi Husband 

Late Devnarayan Khan and Jadunandan 
Das Father - Late Satyanarayan Das , 
Shanti Devi Husband - Soman Das 
3517 


- 


Sita Devi Husband - Late Achhe Lal 
Yadav , Gajendra Prasad Yadav Father - 
Late Lakhan Prasad Yadav , Neelam 
Devi Husband - Late Rameshwar 
Yadav , Jaikrishna Yadav , Jagdev Yadav 
Father Late Rodi Yadav 

3518 


Rita Devi Husband - Late Krishnanand 
Khan , Pramod Khan , Niranjan Khan , 
Bhagwan Ji Khan Father - Late 
Gangadhar Khan , Sanjeev Kumar Khan , 
Rajiv Kumar Khan Father - Late 
Shankar Khan 

3527 


agyat 
5132 


1. Laxman Rai Father - Late 
Suryanarayan Rai 2. Ramvilash 
Goswami Father - Late Bhagalu 
Goswami 3. Mrs. Vishwakarma Devi 
Husband - Shri Madan Das 4. Hemlata 
Rai Husband - Late Kusheshwar Rai 
3566 


[ F. No. NHAI / 12010 / 05 / BGS / 2010 / Tech / 2705 / 3D ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


Day house 


MANOJ KUMAR VERMA 
20.02.1810 : 00-030 


